रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


_ REGD . NO . D. L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
· PART II — Section 3 – Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित । 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 233 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार , मई 22 , 2007/ ज्येष्ठ 1 , 1929 
No . 233] 

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2007/ JYAISTHA 1, 1929 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 22 मई , 2007 
सा . का. नि . 368 ( अ). - खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय 
नियमों का निम्नलिखित प्रारुप खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम ,1954(1954 का 37 ) की धारा 23 की 
उपधारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात् बनाना 
चाहती है, उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित 
होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख 
से ,जिसको उस राजपत्र की प्रतियां , जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी 
जाती है साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा । 

__ आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों , सचिव, भारत सरकार , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , 
• निर्माण भवन , नई दिल्ली - 110011 को भेजे जा सकेंगे ; 

____ ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर , जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों 
की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेगें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 

प्रारूप नियम 
1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (...........संशोधन ) 
नियम , 2007 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2489 GI/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

...[ PART II - SEC .3[i ] 
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के 
नियम 49 के उपनियम (26) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा , अर्थात् : 


- 


- 


- 


" परन्तु फुटकर विक्रेता अनाजों के विक्रय के लिए आधान, संदूकची, बैग आदि के निकट आशयित 
क्रेता उपभोक्ताओं की सूचना के लिए प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा या नोटिस बोर्ड रखेगा " सूचना " इस प्रभाव 
की होगी कि खाद्यान्न किरणित है और आशयित उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए किरणिन के लोगो को 
परिसर में प्रदर्शित करेगा । 
3 उक्त नियमों के नियम 73, नियम 74 , नियम75, नियम 76 और नियम 77 में " परमाणु ऊर्जा( खाद्य 


किरणन नियंत्रण ) नियम , 1991 " शब्द, कोष्ठक और अंक जहां- जहां वे आते है, के स्थान पर निम्नलिखित 


क्रमशः शब्द , कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् : 

" परमाणु ऊर्जा( खाद्य किरणन नियंत्रण) नियम, 2006 " 
4 उक्त नियम 74 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् : 

( 2 ) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 3 में वर्णित प्रयोजनों के लिए किरणन के समय स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट 
खाद्य वस्तुएं स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ठ किरणन की मात्रा दी गई है 


सारणी 


क्रम स 


खाद्य का नाम 


दिए गए किरणन 


किरणन की अनुज्ञात 
___ मात्रा (किलोग्रे ) 


का प्रयोजन 


न्यूनतम 


अधिकतम 


(1) 


( 3) . 


अंकुरण निरोधः 


( 2) 
शल्क कंद, तना और मूल 

स्कंध तथा राईजोम्स 
ताजे फल और सब्जियों क्रम | 
सं. 1 में अभिकथित से भिन्न 


विलंब से परिपक्वन 
कीट रोगाणुनाशक 
मियाद विस्तार 
संगरोध अनुप्रयोग 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 . 0 


| अनाज और उनके पिसे हुए कीट रोगाणुनाशक 0. 25 
उत्पाद , दाले और उनके पिसे सूक्ष्मजीवी भार की कमी । 1.5 
हुए उत्पाद , गुठली, तेल बीज, 
शुष्क फल और उनके उत्पाद 

मछली, जल कृषि , समुद्री सूक्ष्म जीव रोगाणुजनक का 
खाद्य और उनके उत्पाद ( ताजे 

विलोपन 
या शीतित) और क्रस्टेशियन 

मियाद विस्तार । 1.0 

| मानव परजीवी का नियंत्रण 0. 3 
मांस और मांस के उत्पाद - सूक्ष्म जीव रोगाणुजनक 1.0 
जिसके अंतर्गत कुक्कुट ___ का विलोपन 
( ताजा और शीतित) और अंडे 
भी सम्मिलित है । मियाद विस्तार | 1.0 

1 . 0 
मानव परजीवी का नियंत्रण | 0.3 
शुष्क वनस्पति , मौसमी , गर्म सूक्ष्म जीव विसंदूषण । 
मसाले, मसाले, शुष्क जड़ी 
बूटियां और उनके उत्पाद , कीट रोगाणु नाशक 0.3 
चाय, काफी, कोका और 

पादप उत्पाद । 
| पशु अंगों के शुष्क खाद्य और । कीट रोगाणु नाशक 
उनके उत्पाद 

फंफूदी नियंत्रक 
सूक्ष्म जीव रोगाणुनाशक 

का विलोपन । 


3. 0 


__ 1.0 


___ 3.0 

7.0 । 


2.0 


. 


[ सं. पी. 15014 /3/ 2006 - पीएच( एफ ) ] 

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


PART II — SEC . 3(1)] 


feugot : - CT 394fExtor fargur f244 , 1955 475 276797 ferio FT.FF. 377.2106 , 

arte 12 forjat, 1955 TTgonfera fatty TT et BTT Biffa Site pienia . 
f7. 377. 773 ( 37 ) arte 29 . 12 . 2006 7 foet 2T I 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd May , 2007 


* 


G .S.R . 368 (E ).- The following draft of certain rules further to amend the 
Prevention of Food Adulteration Rules , 1955 , which the Central Government, 
· after consultation with the Central Committee for Food Standards, proposes to 
make, in exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 23 of the 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954 ( 37 of 1954 ), is hereby published , as 
required by the said sub - section, for the information of all persons likely to be 
affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken 
into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which 
copies of the Official Gazette in which this notification is published , are made 
available to the public ; 


w 


ww 


. 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


. 


. 


. 


. 


.. 


Objections or suggestions, if any , may be forwarded addressed to the 
Secretary , Ministry of Health and Family Welfare , Government of India , Nirman 
Bhawan , New Delhi - 110011; 


... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


.. 


- 


.- 


. 


- 


- 


. 


The objections and suggestions which may be received from any person 
with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above 
shall be considered by the Central Government. 


- 


. 


- 


- 


. 


. 


. 


DRAFT RULES 


1. 


(1) 


These rules may be called the Prevention of Food Adulteration 

..... ..... ......Amendment) Rules, 2007 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in the 

OfficialGazette . 


[ 471 II - 005 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 ( hereinafter referred to as 
the said rules), in rule 49 , after sub - rule ( 26 ), the following proviso shall be 
inserted , namely : - 


. 


" Provided that the retailers selling the food grains shall prominently 
display or put on notice board near the container, casket, bag , etc ., for 
information of the consumers intending purchasers, a " Notice " with effect 
that the food grains have been irradiated and the logo of irradiation shall be 
displayed on the premises for the information of the intending purchasers .” 


3. 


In rules 73, 74 , 75, 76 and 77 of the said rules , for the words, brackets and 
figures “ the Atomic Energy (Control of Irradiation of Food ) Rules , 1991” 
wherever they occurred , the following words, brackets and figures shall 
respectively be substituted , namely : - 


" the Atomic Energy (Control of Irradiation of Food ), Rules , 2006 ” 


4 . 


In rule 74 of the said rules , for sub - rule (2 ), the following sub - rule shall be 
substituted , namely : - 


" (2 ) The article of food specified in column (2 ) for the purposes in mentioned in 

column ( 3 ) shall, at the time of irradiation , be given the dose of irradiation 
- specified in columns ( 4 ) and (5 ) of the of the Table given below : - 


TABLE 


SI. 


Article of Food 


Purpose 
irradiation 


for 


NO . 


giving ! Permitted dose of 

irradiation (Kilogray ) 
Minimum Maximum 


HVALA 


( 3 ) 


L (4 ) 
0 .02 


(5) 


( 2 ) 
Bulbs, stem and root Inhibit sprouting 
tubers, and rhizomes 
Fresh fruits and Delay ripening 
vegetables (other than 
mentioned it SI. No. 1) Insect disinfestation 


Shelf- life extension 


Quarantine application 0 . 1 
Cereals and their milled Insect disinfestation 

0 .25 
products, pulses and their 
milled products, nuts, oil Reduction of microbial | 1.5 
seeds, dried fruits and load 
their products 





2489 aglor -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC .3 (1)] 


....... 


17 . 0 


.. 


Fish , aquaculture , Elimination of pathogenic 1.0 
seafood and their microorganisms 
products ( fresh or frozen ) 
and crustaceans 

Shelf - life extension 


...... 


.. 


1. 0 


.. 


. 


----- 


-. 


Control of human parasites 0 .3 
Meat and meat products Elimination of pathogenic 1.0 
including poultry ( fresh microorganisms 
and frozen ) and eggs 

Shelf- life extension 


1.0 


20 


14 . 0 


1 . 0 


Control of human parasites 0.3 
Dry vegetables, Microbial decontamination 6 .0 
seasonings, spices , 
condiments, dry herbs Insect disinfestation 
and their products , tea , 
coffee, cocoa and plant 
products 
Dried foods of animal | Insect disinfestation 0 .3 
origin and their products 

Control of moulds 


- 
- 


10 


. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


Elimination of pathogenic 
microorganisms 


2 .0 


V 


(No . P. 15014 /3 /2006 -PH (F )] 
DEBASISH PANDA , Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110004 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


